निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 722 ) पटना , शुक्रवार , 27 जुलाई 2018 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


17 जुलाई 2018 


स० 5 निगोवि0 (1 ) 02 / 2018 – 192नि०गो० — वित्तीय वर्ष 2012 - 13 से 2016 - 17 तक राज्य सरकार के द्वारा 


संचालित समग्र गव्य विकास योजना के अन्तर्गत जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय, समस्तीपुर में डेयरी ईकाई की स्थापना 


तथा अनुदान वितरण में की गयी अनियमितता संबंधी आरोप प्रतिवेदिन किये गये । उक्त अनियमितता की जाँच हेतु गठित 


त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा समर्पित अंतरिम जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मामले की गम्भीरता के मद्देनजर विभागीय 


अधिसूचना संख्या 98 निगो0 दिनांक 18.04.2018 द्वारा डॉ0 प्रमोद कुमार , भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर को 


निलंबित किया गया तथा निलम्बन की तिथि से तीन माह व्यतीत होने के पश्चात भी त्रिसदस्यी समिति से अंतिम रूप से जाँच 


प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 


के नियम 9(7 ) में अंकित प्रावधान के आलोक में की गयी । समीक्षोपरान्त पाया गया की मामला गम्भीर होने के कारण जाँच 


प्रतिवेदन समर्पित किये जाने में विलम्ब होने की सम्भावना है । अतएव डॉ० प्रमोद कुमार के निलम्बन के अगले चार माह तक 


बरकरार रखने की आवश्यकता है । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 27 जुलाई 2018 


अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में डॉ० प्रमोद कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर के निलम्बन को अगले चार 


माह के लिए विस्तारित किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 722- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


